निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 736 ) 


17 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 8 सितम्बर 2014 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 


1 सितम्बर 2014 


सं0 नि० प्रा०/ नि० 1 - 07/ 2014- 943 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अधिसूचना संख्या - 597 दिनांक 12.08. 


2014 द्वारा घोषित पैक्स निर्वाचन कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी - सह - जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स० ), रोहतास , 


सासाराम के प्रतिवेदन के अनुसार रोहतास जिले के विभिन्न पैक्स का निर्वाचन कार्यक्रम संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 


संशोधित किया जाता है । 


2. शेष जिलों के घोषित कार्यक्रम एवं चरण यथावत् रहेंगे । 


आदेश से , 
फूल सिंह , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


बिहार गजट ( असाधारण), 8 सितम्बर 2014 

परिशिष्ट 
प्राथमिक कृषि साख समितियों के निर्वाचन हेतु चरणबद्ध प्रखंडों की सूची 
पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण चौथा चरण पाँचवा चरण 


क्र० । 


जिला 


छठा चरण 


प्रखंड का नाम 


प्रखंड का नाम 


प्रखंड का नाम 


प्रखंड का नाम 


प्रखंड का नाम । 


प्रखंड का नाम 


1 


। 


रोहतास 


चेनारी 


कोचस 


सासाराम 


डिहरी 


रोहतास । 


1 | नासरीगंज 


शिवसागर | 2 


करगहर 


दावथ 


| 2 


अकोढ़ीगोला | 


2 | नौहटा 


| 2 | राजपुर 


काराकाट 


| 3 


दिनारा 


- 


3 | सुर्यपुरा 


| 


3 


| बिक्रमगंज | 3 | नोखा 


। 


संझौली 


आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 736 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette. bih . nic . in 


